रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

__ प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 19 , 2017 / पौष 29 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 19 , 2017 /PAUSA 29 , 1938 


सं . 166 ] 
No . 166] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2017 
का . आ . 179 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा (1 ) के अधीन भारत के राजपत्र, 
असाधारण , भाग 2, खण्ड 3, उप - खण्ड (ii ) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्यांक का0 आ0 2751( अ) तारीख 10 अगस्त , 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा 
गया है ।), से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , बिहार राज्य के जिला कैमूर में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट 
कॉरिडोर के विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजन के 
लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन दैनिक 
समाचार पत्र " दैनिक जागरण में तारीख 02 सितम्बर, 2016 को प्रकाशित किया गया था ; 

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा 
अननुज्ञात किया गया और आदेश पारित किया गया ; 

उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण , में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट 
केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम 
की धारा 20ङ की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; 

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह 
घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि अनन्य रूप से सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


304 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


नाम 


अनुसूची 
बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिये कैमूर जिले में आने वाली संरचना सहित या 
उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्र . जिला अंचल ग्राम का | थाना खसरा भूमि भूमि की | क्षेत्रफल 

भू स्वामी / 
सं . का । का नाम । नं0 सं0 का । 

प्रकृति । 

हे0 में हितबद्व व्यक्तियों के नाम 
नाम 

प्रकार 
1 2 3 4 5 6 7 

10 
149 | सरकारी | आवासीय । 0.1448 | अनावाद सर्वसाधारण । 

151 सरकारी | आवासीय | 0.0197 || अनावाद सर्वसाधारण । 
1. | कैमूर | दुर्गावती अमिरती | 50 | 148 | निजी | आवासीय | 0.0324 | 

पार्वती कुवर पति स्व0 राम सुन्दर 
सिहं । 

लछछन सिहं यादव पिता अलियार 
154 निजी | आवासीय | 0.0091 

सिहं यादव । 

बेचन शर्मा, झगंटु शर्मा, रामगुनी शर्मा 
1214 | निजी | आवासीय | 0. 1928 | शिवमुनी शर्मा पिता स्व० भिक्खी 

शर्मा । 
2. | कैमूर । दुगोवती । कुल्हड़िया | 2 | 1010 | 

बेचन शर्मा, झगंटु शर्मा, रामगुनी शर्मा 
नी । आवासीय | 0. 0584 शिवमुनी शर्मा पिता स्व0 भिक्खी 

शर्मा। 
1219 | निजी आवासीय 0. 0630 

बंदोबस्ती, श्री राम चमार पिता स्व० 

बसगित चमार ( अनावा सर्वसाधारण ) । 
130 

प्रताप नरायण सिहं पिता स्व० 
निजी | आवासीय 0. 0008 

श्यामनरायण सिहं । 
129 निजी 

केशव सिहं पिता स्व० हृदयानरायण 
आवासीय | 0.0046 

सिहं । 
3. | कैमूर | दुर्गावती रोहुआ | 54 | 10 निजी | आवासीय | 0.0071 | झुरी यादव पिता स्व0 घुरहू यादव । 

127 निजी || आवासीय | 0.0126 | झुरी यादव पिता स्व0 घुरहू यादव । 
126 निजी | आवासीय । 0.0135 | झुरी यादव पिता स्व0 घुरहू यादव । । 
निजी आवासीय 0.1414 | रणजीत सिहं पिता स्व0 गिरजा सिंह । 

| ( अनावाद बिहार सरकार ) बंदोबस्ती, 

| आवासीय | 0. 0244 | जदुनन्दन राम, झींगन राम पिता 
4. | कैमूर | दुर्गावती खजुरा - 7 

प्रयाग चमार । 
694 | सरकारी | आवासीय | 0. 0546 | लोक निर्माण विभाग ( P. W . D ) । 

[ फा . सं. 2013 / एलएमएल / 12 / 7 / ईस्टर्न कॉरिडोर / 825 ] 

अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं - 1 ) 


135 


692 


निजी 


MINISTRY OF RAILWAY 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th January , 2017 
S . O . 179 ( E ). — Whereas, by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
(Railway Board ), number , S .O . 2751 ( E ), dated the 10th August, 2016 published in Gazette of India, Extraordinary , 
part II, section 3 , sub section (ii ) (hereafter referred to as the said notification ) under sub - section ( 1 ) of section 20A 
of the Railway Act, 1989 ( 24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its 
intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution , maintenance , 
management and operation of Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor, in the District of 
Kaimur, in the State of Bihar. 

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspaper " Dainik Jagran ", 
dated the 02nd September , 2016 under sub - section ( 4 ) of section 20A of the said Act ; 


[ HT II - QU5 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


No. 


And whereas, no objection was received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority accordingly orders have been passed; 

And whereas in pursuance of sub -section ( 1) of section 20E of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now therefore , upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares 
that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the schedule annexed 
hereto shall vest absolutely in the CentralGovernment free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District Kaimur for Special Railway Project of 
Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Bihar. 
Sl. l Name Name of Name Thana Plot | Type of Nature of | Area in Name of Land Owner / 
of the the of the No . No. Land Land Hect . 

Intrested Person 
District Circle Village 
1 2 

3 4 5 6 7 

8 9 

10 
149 

Govt. Residential 0 . 1448 Anawad Sarw Sadharan . 

151 Govt. Residential 0 .0197 Anawad Sarw Sadharan . 
1. Kaimur 

| Parwati kuwar H /o Ramsundar 
Durgauti Amiriti 50 148 Private | Residential 0 .0324 

singh . 
154 Private Residential | 0 .0091 

Laxan singh yadav s/o Aliyar 
singh yadav . 
Bechan sharma, Jhangatu 

sharma, Ramguni sharma, 
1214 | Private Residential 0 . 1928 

shivmuni sharma S /o Bhikkhi 
sharma. 

Bechan sharma, Jhangatu 
2 . Durgauti Kulhariya 2 1217 

sharma, 
0 .0584 

Ramguni 
Private 

sharma, 
Residential 

shivmuni sharma S / o Bhikkhi 
sharma. 

(Bandobast land ) Shri Ram 
1219 Private Residential 0 .0630 | Chamar S /o Basgit Chamar 

(Anawad Servsadharan ). 

Pratap Narayan singh S /o Lt 
130 Private Residential 0 .0008 

Shyam Narayan singh . 

Keshaw singh 
129 

Residential 
Private 0 .0046 

S /o Hridaya 

Narayan singh . 
3 . Kaimur Durgauti Rohua | 54 

128 Private Residential 0.0071 Jhuri yadav S /o Ghurhu yadav . 
127 | Private | Residential 0 .0126 | Jhuri yadav S /o Ghurhu yadav . 
126 Private Residential 0 .0135 Jhuri yadav S / o Ghurhu yadav . 
135 Private Residential 0 . 1414 Ranjet singh S/o Girja singh . 

( Anawad Bihar Sarkar, 
692 Private Residential 0.0244 

Bandobast land) Jadunandan 
4 . Kaimur Durgauti Khajura 7 

Ram , Jhingan Ram S/o Prayag 

Chamar . 
694 Govt. Residential 0.0546 P .W .D . 

[ F. No. 2013/LML /12 /7 /Eastern Corridor /825 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land & Amenities - I) 


aumur 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . ALOK 

Digitally signed by 
ALOK KUMAR 

Date: 2017 .01.23 
KUMAR 

14:33:33 + 05 30 


